रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


SEAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , जून 20 , 2018 / ज्येष्ठ 30 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20 , 2018 /JYAISTHA 30 , 1940 


सं . 422 ] 
No. 422] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 20 जून , 2018 

सं . 48/ 2018-सीमा शुल्क 
सा . का .नि . 577 (अ). - जहां कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 
( 1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 7 , 8, 28, 38 , 72 और 73 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर लगाए जाने वाले 
आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई किया जाना 

___ अत : अब उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उप धारा ( 1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती हे कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित तरीके से 
संशोधन किया जाएगा , यथा : 

उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में , 
( 1 ) अध्याय 7 में , कॉलम ( 4) के समक्ष दी गई प्रविष्टि के स्थान पर, 
(i) टैरिफ मद 0713 20 10 , 0713 20 20 और 0713 20 90 , के समक्ष कॉलम ( 4) में दी गई प्रविष्टि के 

स्थान पर प्रविष्टि “ 70 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(ii) टैरिफ मद 0713 40 00, के समक्ष कॉलम ( 4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " 40 % " को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( 2) अध्याय 8 में , 
(i) टैरिफ मद 0802 11 00, के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “42 रुपए प्रति 

किलोग्राम ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(ii) टैरिफ मद 0802 12 00 , के समक्ष कॉलम ( 4 ) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "120 रुपए प्रति 

किलोग्राम ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


3477 GI/ 2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (1)] 


( iii) टैरिफ मद 0802 31 00, के समक्ष कॉलम ( 4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “120 % " को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(iv ) टैरिफ मद 0808 10 00, के समक्ष कॉलम ( 4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “75 % ” को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( 3) अध्याय 28 में , 
(i) टैरिफ मद 2809 20 10, के समक्ष कॉलम ( 4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "20 % " को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ii ) टैरिफ मद 2810 00 20, के समक्ष कॉलम ( 4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “17.5 % ” को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


( 4 ) अध्याय 38 में , 
(i) टैरिफ मद 3822 00 90 , के समक्ष कॉलम (4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “20 % " को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
ii ) 

टैरिफ मद 382499 90 के समक्ष कॉलम ( 4 ) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “ 17 . 5 % " को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


( 5 ) अध्याय 72 में , 


(i) टैरिफ मद 7210 12 10 और 7210 1290, के समक्ष कॉलम ( 4) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि 

" 27 . 5 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
टैरिफ मद 7219 12 00 , 7219 13 00 , 72192190 और 7219 90 90 , के समक्ष कॉलम ( 4 ) में दी 

गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " 22. 5 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
(iii ) टैरिफ मद 72251100, के समक्ष कॉलम (4 ) में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " 20 % " को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( 6) अध्याय 73 में , टैरिफ मद 7307 29 00, 7307 99 90 , 7308 90 90, 7310 29 90 , 7318 15 00, 7318 16 

00 , 7318 29 90 , 7320 90 90 , 7325 9999 , 7326 1990 और 73269099, के समक्ष कॉलम ( 4) में दी 
गई प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि " 25 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा । 

[ फा . सं. 341/ 15/ 2018-टीआरयू] 

मोहित तिवारी , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th June , 2018 

No. 48/ 2018 - Customs 
G .S .R . 577 ( E ). — WHEREAS the Central Government on being satisfied that the import duty leviable 
on goods, falling under Chapters 7, 8, 28 , 38, 72 and 73 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 
(51 of 1975 ), should be increased and that circumstances exist which render it necessary to take immediate 
action. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 8A of the said 
Customs Tariff Act, the Central Government, hereby directs that the First Schedule to the said Customs Tariff 
Act, shall be amended in the followingmanner , namely: 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


In the First Schedule to the said Customs Tariff Act, — 
(1 ) in Chapter 7, for the entry in column ( 4 ) occurring against 

(i) tariff items 0713 20 10, 0713 20 20 and 0713 20 90, the entry “70 % " shall be substituted ; 

( ii ) tariff item 0713 40 00 , the entry " 40 % " shall be substituted ; 
(2 ) in Chapter 8, for the entry in column (4 ) occurring against 

(i) tariff item 0802 11 00, the entry “ Rs. 42 /kg ” shall be substituted ; 
( ii) tariff item 0802 12 00 , the entry “ Rs. 120 /kg ” shall be substituted ; 
(iii ) for tariff item 0802 31 00 , the entry “ 120 % ” shall be substituted ; 

( iv ) tariff item 0808 10 00 , the entry “ 75 % ” shall be substituted ; 
(3 ) in Chapter 28 , for the entry in column (4 ) occurring against 

(i) tariff item 2809 20 10, the entry “ 20 % ” shall be substituted ; 

(ii ) tariff item 2810 00 20 , the entry “ 17 .5 % ” shall be substituted ; 
( 4 ) in Chapter 38, for the entry in column ( 4 ) occurring against 

(i) tariff item 3822 00 90 , the entry “ 20 % ” shall be substituted ; 

( ii ) tariff item 3824 99 90 , the entry “ 17 .5 % ” shall be substituted ; 
(5 ) in Chapter 72 , for the entry in column (4 ) occurring against 

(iv ) tariff items 7210 12 10 and 7210 12 90 , the entry “ 27 .5 % ” shall be substituted ; 
( v ) tariff items 7219 12 00 , 7219 13 00, 7219 21 90 and 7219 90 90 , the entry " 22. 5 % " shall be 

substituted ; 
(vi) tariff item 7225 11 00 , the entry " 20 % " shall be substituted ; 
(6 ) in Chapter 73 , for the entry in column (4 ) occurring against tariff items 7307 29 00 , 7307 99 90 , 

7308 90 90 , 7310 29 90 , 7318 15 00, 7318 16 00 , 7318 29 90 , 7320 90 90 , 7325 99 99 , 7326 19 90, 
and 7326 90 99 , the entry “ 25 % ” shall be substituted . 

[ E. No. 341/ 15/ 2018- TRU ] 

MOHIT TEWARI, Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 20 जून , 2018 

सं . 49/ 2018-सीमा शुल्क 
सा . का . नि . 578( अ ). सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उप - धारा ( 1) और सीमा 
शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा ( 12 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 50/ 2017 - सीमा शुल्क , दिनांक 30 जून , 2017, जिसे सा . का . नि . 785 ( अ ), दिनांक 
30 जून , 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था , में 
निम्नलिखित और भी आगे संशोधन करती है, यथा : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , 
(1 ) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

4 अगस्त , 2018 से अंत :स्थापित किया जाएगा , यथा : 


( 2 ) 


| ( 1) 

"14 क 


(3 ) 
आर्टेमिया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मूलत : 
उत्पादित या वहां से निर्यातित हो 


( 4) 
15 % 


( 5) | (6 ) 


| 05119911 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


( 2 ) 


क्रम संख्या 21क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : 


| (1) 
" 21 ख 


21 ग 


(2) 

(3) 

( 4) (5) ( 6) 
0713 2020 | बंगाल ग्राम ( देसी चना ) 

60 % 
07132090 | चिकपी (गार्बान्जोस) 

60 % 
0713 4000 लेन्टिन ( मसूर ) 

30 % - -"; 
क्रम संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : 


21घ 


___ (1) 


( 2) 


(3) 


(5) | (6) 


" 24 क 


__ (4) 
35 / - रूपए 
प्रति कि . ग्रा . 


| 08021100 


| सभी वस्तुएं 


24 ख 


100 /- रूपए 
0802 12 00 सभी वस्तुएं 

प्रति कि . ग्रा . 
( 4 ) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत :स्थापित किया जाएगा , यथा : 


(1) (2) 

( 3 ) 

___ (4) (5) । ( 6) 
" 26 क 0802 3100 सभी वस्तुएं 

100 % 
( 5) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : 
(1) (2) 

(3) 

(4) (5) | (6) | 
"32 क | 0808 10 00 सभी वस्तुएं 

50 % - । -"; । 
(6 ) क्रम संख्या 169 में , कॉलम ( 2) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : 

( 2 ) 
| "28 ( 2823 00 10, 2809 20 10 or 2810 00 20 को छोड़कर)": 

क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 
अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : 


(1) ( 2) 

( 3 ) 

( 4) । (5) (6) 
"177क 2810 00 20 बोरिक एसिड 

7.5 % | . -"; 
( 8) क्रम संख्या 249 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : 


(3) 


(1 ) 
| "249क 


| ( 2 ) 

3822 00 90 


डायग्नोस्टिक रिजेंट्स 


( 4) (5) 
10% | . 


( 6) 
-"; | 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


क्रम संख्या 250 में , कॉलम ( 3 ) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : 


( 3 ) 
क्रम संख्या 250क से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं " ; 
(10) क्रम संख्या 250 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत :स्थापित किया जाएगा, यथा: 


( 3 ) 


(1) | ( 2) 

( 4 ) (5 ) (6 ) 
" 250क . 38249990 फाउंडरी माउल्डस के बाइंडर्स 

7. 5 % 
( 11 ) क्रम संख्या 365 में , कॉलम ( 3 ) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा : 

( 3 ) 
"क्रम संख्या 371 और 371क के समक्ष उल्लिखित वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं "; 
( 12) क्रम संख्या 366 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

प्रतिस्थापित किया जाएगा: 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4) ( 5) ( 6) 
" 366 

| 72 (7202 60 00, (i) क्रम संख्या 367 , 368, 369 , 370, 371, 371ख 5 % 
7208, 7209 , और 376 के समक्ष उल्लिखित वस्तुओं; 
7210, 7211 , ( ii) पुराने और खामियां वाले सामान जो कि अध्याय 
7212, 

72 के अंतर्गत आते हों , 
7225 1100 

से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं 
72253090 , 
72254019 , 
722550 या 
7225 99 00 को 

छोड़कर ) 
(13) क्रम संख्या 371 में , कॉलम ( 3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : 

( 3 ) 
“क्रम संख्या 371क की वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं "; 
(14) क्रम संख्या 371 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत : स्थापित किया जाएगा : 
( 1 ) ( 2) 

(3) 

(4) (5) (6) 
" 371क 72101210 , सभी वस्तुएं 

12.5 % - - - 
72101290 
371ख 72191200 , सभी वस्तुएं 

7. 5 % 
72191300, 
72192190 , 
72199090 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (1) ] 


__ ( 3 ) 


( 15) क्रम संख्या 376 में , कॉलम (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : 

( 3 ) 
"क्रम संख्या 371ख की वस्तुओं और पुराने और खामियां वाली वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं "; 
(16) क्रम संख्या 376 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत : स्थापित किया जाएगा: 
| ( 1) 

( 2 ) 
" 376क 7225 1100 सभी वस्तुएं 

5 % - -"; 
( 17) क्रम संख्या 377 में , कॉलम (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को 
प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : 

( 3 ) 
" क्रम संख्या 377क की वस्तुओं [ स्क्रू ( 7318 15 00) और सिम साकेट / अन्य मैकेनिकल आइटम (मेटल ) (7326 90 99), 
सेल्युलर मोबाइल फोन में प्रयोग किए जाने वाले से भिन्न ] से भिन्न अन्य सभी वस्तुएं "; 
( 18 ) क्रम संख्या 377 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को 

अंत : स्थापित किया जाएगा : 
___ (1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

(4) (5) (6) 
" 377A 73072900 , सभी वस्तुएं [ स्क्रू (7318 15 00 ) और सिम 10 % - -"; 

73079990 , साकेट/ अन्य मैकेनिकल आइटम ( मेटल ) ( 7326 90 
73089090 , 

99 ), सेल्युलर मोबाइल फोन में प्रयोग किए जाने वाले 
73102990 , 

से भिन्न 
73181500 , 
73181600 , 
73182990 , 
73209090, 
73259999 , 
73261990 , 

73269099 
2. पहले परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक 4 अगस्त , 2018 से अंत: स्थापित किया जाएगा , यथा: 

"बशर्ते कि उक्त सारणी के क्रम संख्या 14, 21ग , 21घ , 24क , 24ख , 26क , 32क , 177 , 177क, 249क , 
250क , 371क , 371ख, 376क और 377क के समक्ष की प्रविष्टि में निहित कोई भी बात संयुक्त राज्य अमेरिका 

में मूलत : उत्पादित वस्तुओं पर लागू नहीं होगी । ”. 
3. अन्यथा ऐसा प्रावधान किया जाये, यह अधिसूचना उस तारीख पर लागू होगी जब केंद्र सरकार द्वारा सरकारी 
राजपत्र में प्रकाशन के लिए जारी किया जाएगा । 

[ फा . सं . 341/ 15/ 2018-टीआरयू 

मोहित तिवारी, अवर सचिव 
नोट : प्रधान अधिसूचना 50/ 2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून , 2017, को सा . का .नि . 785( अ), दिनांक 30 जून , 2017 

के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II, खंड 3, उप- खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम 
बार अधिसूचना संख्या 47/ 2018- सीमा शुल्क , दिनांक 14 जून , 2018, सा . का . नि . 562 ( अ ), दिनांक 14 जून , 2018 
के तहत प्रकाशित , के द्वारा संशोधन किया गया है । 


[ 4TT II - 905 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th June, 2018 

No. 49 /2018 –Customs 
G .S . R . 578 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 25 of the Customs 
Act, 1962 (52 of 1962) and sub -section (12 ) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), the 
Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the 
following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance 
(Department of Revenue ), No. 50 /2017 -Customs, dated the 30th June, 2017 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II , Section 3, Sub -section (i), vide, number G .S.R . 785 ( E ), dated the 30th June, 2017, 
namely : 
In the said notification , in the Table , 
( 1 ) after S . No. 14 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 

inserted with effect from the 4th day of August, 2018 , namely : 


(1) 


“ 14A 


L (2 ) 

( 3 ) 

(4 ) (5) (6 ) 
0511 99 11 Artemia originating in the United States of 

15 % 
America 
after S . No. 21 A and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall be 
inserted , namely : 


(2) 


( 2 ) 


(1) 

( 3 ) 

(4) (5) 
“ 21 B 0713 20 20 Bengal Gram (desichana ) 

60 % 
21 C 0713 20 90 Chickpeas (garbanzos ) 

60 % 
0713 40 00 

Lentils (Mosur) 
(3 ) after S .No. 24 and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall be 
inserted , namely : 


21D 


30 % 


“ 24A 


( 1 ) (2 ) 

(3 ) 

(4 ) (5 ) (6 ) 
0802 11 00 

Rs. 35 per 
All goods 

kg/ 
24 B 

Rs. 100 
0802 12 00 All goods 

per kg/ 
(4 ) after S . No. 26 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely: 


(1) (2) 

( 3 ) 

(4 ) (5 ) (6 ) 
“ 26 A 0802 31 00 All goods 

100 % 
(5 ) after S . No. 32 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


(1) 
“ 32 A 


(2 ) 
0808 10 00 


All goods 


50 % 


(6 ) in S . No . 169 , for the entry in column (2), the following entry shall be substituted namely : 

( 2 ) 
“ 28 ( except 2823 00 10 , 2809 20 10 or 2810 00 20 ) ” ; 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


(7) after S . No. 177 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 


( 1 ) 


( 3) 


(5) 


(6 ) 


(2 ) 
2810 00 20 


(4) 
7 .5 % 


“ 1774 


Boric Acid 


(8 ) after S . No. 249 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 
(2) 

(3) 

(4) (5) (6) 
“ 249A 38220090 Diagnostic Reagents 

10% . "; 


( 1 ) 


10 % 


(9 ) in S. No. 250 , for the entry under column (3), the following entry shall be substituted , namely: 

( 3 ) 
“ All goods other than those at S . No. 250A ” ; 


( 10 ) after S . No. 250 and the entries relating thereto , the following serial number , and entries shall be 
inserted , namely: 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 1) 
“ 250A . 


( 2 ) 
38249990 


Binders for foundry moulds 


7 . 5 % 


(11) 


in S . No. 365 , for the entry under column (3 ), the following entry shall be substituted , namely : 


( 3 ) 


“ All goods other than goods mentioned against serialnumbers 371 and 371A ” ; 


5 % 


( 12 ) for S . No . 366 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
substituted , namely : 
( 1) - (2 ) 

(3 ) 

(4 ) (5 ) (6 ) 
“ 366 72 (except 

All goods other than the following: 
7202 60 00 , 

(i) goods mentioned against serial numbers 367 , 
7208 , 7209 , 

368 , 369, 370 , 371 , 371B and 376 ; 
7210 , 7211, 

( ii ) seconds and defectives of goods falling 
7212, 

under Chapter 72 
7225 11 00 
72253090 , 
72254019 , 
7225 50 or 
72259900 ) 


( 13) in S . No. 371, for the entry under column ( 3), the following entry shall be substituted , namely: 

(3) 
“ All goods other than those at serial number 371A ” ; 


[ 9T1 II - QUS 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3 ) 


(14 ) after S . No. 371 and the entries relating thereto , the following serial numbers and entries shall be 
inserted , namely : 
( 1 ) - (2 ) 

(4) (5) (6 ) 
“ 371A 72101210 , All goods 

12 . 5 % 
721012 90 
371B 72191200 , All goods 

7 . 5 % 
72191300 , 
72192190 , 
721990 90 


( 15 ) 


in S . No . 376 , for the entry under column (3 ), the following entry shall be substituted , namely : 


( 3 ) 


“ All goods other than those at serial number 371B and seconds and defectives” ; 


( 16 ) after S . No. 376 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 
( 1) L (2 ) 

( 3) 

(4 ) (5 ) 
“ 376A 7225 11 00 

All goods 


(6 ) 


5 % 


17 ) in S . No. 377 , for the entry under column ( 3 ), the following entry shall be substituted , namely : 

( 3 ) 
“ All goods other than those at serial number 377A [other than screw (7318 15 00 ) and SIM socket / Other 
Mechanical items (Metal) (7326 90 99) for cellular mobile phone )” ; 


(6 ) 


( 18 ) after S . No. 377 and the entries relating thereto , the following serial number and entries shall be 
inserted , namely : 
( 1 ) (2 ) 

( 3 ) 

(4 ) (5 ) 
“ 377A 73072900 , 

All goods[other than screw (7318 15 00 ) and 10 % 
73079990 , 

SIM socket / Other Mechanical items (Metal) 
73089090 , 

(7326 90 99) for cellular mobile phone] 
73102990 , 
73181500 , 
73181600 , 
73182990 , 
73209090 , 
73259999 , 
73261990 , 
73269099 


After the first proviso , the following proviso shall be inserted with effect from the 4th day of August, 
2018 namely : 

“ Provided further that nothing contained in entries against serial numbers 14 , 21B , 21C , 21D , 24A , 
24B , 26A , 32A , 177 , 177A , 249A , 250A , 371A , 371B , 376A , and 377A of the said Table , shall apply 
to goods originating in the United States of America ” . 


10 


y 
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3 (1)] 


3 . Save as otherwise provided , this notification shall come into force on the date of its issue by the 
CentralGovernment for publication in the Official Gazette . 

[ F. No. 341 /15/2018- TRU ] 

MOHIT TEWARI, Under Secy. 
Note : The principal notification No. 50 /2017 - Customs, dated the 30th June , 2017 was published in the 

Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i), vide, number G .S .R . 785 ( E ), dated 
the 30th June , 2017 and last amended , vide , notification No . 47 /2018 -Customs, dated the 14th June, 
2018 , published , vide, number G . S .R . 562 ( E ), dated the 14th June , 2018 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2018 . 06 .21 


KUMAR 00:20 :49 +05 30 


